. 


.PIU 

... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 

28 आषाढ़ , 1937 ( श० ) 
राँची, बुधवार - 

19 जुलाई, 2017 (ई०) 


संख्या - 19 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति, छुट्टी 421 -436 भाग- 4- झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए , 

प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
बी . एस . सी ., एम. ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम. बी . बी . एस., बी . सी .ई .,डिप०- इन - एड ., 

भाग -7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग - 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग-9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक -- 
पूरक " अ " .. 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 19 जुलाई, 2017 


422 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
22 मार्च, 2017 ई० । 


संख्याः 12/पद० स्था०-02/ 2015 का . 3849-- विभागीय अधिसूचना संख्या - 255 , दिनांक 
10 जनवरी , 2017 के द्वारा झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अमरेन्द्र कुमार शरण , आप्त 
सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची का मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी 
विभाग, झारखण्ड, राँची में किया गया स्थानांतरण एवं उपाध्यक्ष, बीस सूत्री कार्यान्वयन समिति , 
झारखण्ड सरकार के कार्यालय कोषांग में किये गये प्रतिनियुक्ति को माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 84, दिनांक 7 फरवरी, 2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 
2016-17 अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2017 तक यथावत बने रहने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

2. श्री अमरेन्द्र कुमार शरण , आप्त सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , 
झारखण्ड , राँची दिनांक 1 अप्रैल , 2017 से स्थानांतरित विभाग हेतु स्वतः विरमित समझे जायेंगे | 


3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के उप सचिव । 


423 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 19 जुलाई, 2017 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
4 मई , 2017 


संख्या-4/नि०सं०- 12 -213/ 2014 का०- 5936-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा ( मूल कोटि ) के 
पदाधिकारी की उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट की जाती है: 


क्र० 


बैच 


पदाधिकारी का नाम/ गृह 

जिला/ पदनाम 


सेवा में प्रथम 
योगदान की 
तिथि 


सेवा सम्पुष्टि 
की तिथि 


1 


श्री देवानन्द राम , 


बैच 19.08. 2013 


03. 03. 2016 


द्वितीय 
( सीमित ) 


पलामू 


प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , 
सगमा , गढ़वा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड गजट (साधारण), बुधवार , 19 जुलाई, 2017 


424 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 
12 मई , 2017 


संख्या -4/नि०सं०-12- 121/2014 का . 6171 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा ( मूल कोटि ) के 
पदाधिकारी की उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट की जाती है: 


क्र० 


पदाधिकारी का नाम/ गृह 


बैच 


सेवा में प्रथम 
योगदान की तिथि 


सेवा सम्पुष्टि 
की तिथि 


जिला/ पदनाम 


. 


चतुर्थ बैच 


11. 02 . 2013 


04. 12. 2015 


श्रीमती नीतु कुमारी, 
रामगढ़, अंचल अधिकारी, 
कटकमसांडी , हजारीबाग 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


425 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 19 जुलाई, 2017 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 
12 मई , 2017 


संख्या -4/नि०सं० - 12- 128 /2015 का० 6172-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा ( मूल कोटि ) के 
पदाधिकारी की उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट की जाती हैः 


क्र . 


बैच 


पदाधिकारी का नाम / 
गृह जिला/ पदनाम 


सेवा में प्रथम । सेवा सम्पुष्टि 
योगदान की की तिथि 
तिथि 


2 


5 


| श्रीमती प्रीतिलता मुर्मू , 


चतुर्थ बैच 


11.02. 2013 


24. 05. 2016 


साहेबगंज कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, दुमका 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट (साधारण), बुधवार , 19 जुलाई, 2017 


426 


426 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
8 मई , 2017 


संख्या-4/नि०सं०- 12- 261/2014 का० 6015 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा ( मूल कोटि ) के 
पदाधिकारी की उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट की जाती है: 


क्र० 


| पदाधिकारी का नाम/ गृह 

जिला/ पदनाम 


सेवा में प्रथम 
योगदान की 
तिथि 


सेवा सम्पुष्टि 
की तिथि 


__ 
2 


2 


3 


। 


1 


श्री हारून रशीद , 


19.08. 2013 


05. 02. 2016 


चतुर्थ बैच 
| ( सीमित) 


लोहरदगा प्रखण्ड विकास 
पदाधिकारी, गुड़ाबान्दा, 
गिरिडीह । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


427 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 19 जुलाई, 2017 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
9 मई , 2017 


संख्या-4/नि०सं०-12- 259/ 2014 का० 6052-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा ( मूल कोटि ) के 
पदाधिकारी की उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट की जाती है: 


क्र० 


बैच 


। 


पदाधिकारी का नाम/ गृह 

जिला/ पदनाम 


सेवा में प्रथम 
योगदान की तिथि 


सेवा सम्पुष्टि की 

तिथि 


1 


| 


1 


08 .09. 2016 


श्री दयानन्द प्रसाद चतुर्थ बैच सीमित 19. 08 . 2013 
जायसवाल, पलामू, प्रखण्ड 
विकास पदाधिकारी, रमकण्डा , 


गढवा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट (साधारण), बुधवार , 19 जुलाई, 2017 


428 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 
15 मई, 2017 


संख्या -4/नि०सं० - 12- 141 /2015 का० 6190 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा ( मूल कोटि ) के 
पदाधिकारी की उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट की जाती हैः 


क्र . 


बैच 


पदाधिकारी का नाम / 
गृह जिला/ पदनाम 


सेवा में प्रथम - सेवा सम्पुष्टि 
योगदान की की तिथि 
तिथि 


2 


3 


श्रीमती निशा तिर्की, चतुर्थ बैच 


11. 02. 2013 


02. 12. 2016 


राँची, अंचल अधिकारी, 
दुमका । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


429 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 19 जुलाई , 2017 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
26 अप्रैल, 2017 


संख्या-4/नि०सं०-12-272/2014 का . 5766-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा ( मूल कोटि ) के 
पदाधिकारी की उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट की जाती हैः 


क्र० 


पदाधिकारी का नाम/ गृह जिला/ 


बैच 


सेवा में प्रथम । सेवा सम्पुष्टि की 
| योगदान की तिथि तिथि 


पदनाम 


5 


| श्रीमती रेणु बाला, 


09 .09. 2016 


चतुर्थ बैच 19. 08 . 2013 
( सीमित ) 


रामगढ़, कार्यपालक दण्डाधिकारी , 


कोडरमा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट (साधारण), बुधवार , 19 जुलाई, 2017 


430 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
26 अप्रैल, 2017 


संख्या -4/नि०सं० - 12- 121 /2015 का० 5767 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा ( मूल कोटि ) के 
पदाधिकारी की उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट की जाती हैः 


बैच 


क्र० पदाधिकारी का नाम । 

गृह जिला/ पदनाम 


सेवा में प्रथम 
योगदान की 
तिथि 


सेवा सम्पुष्टि 
की तिथि 


23 


| श्री अमरेन डांग 


चतुर्थ बैच 


11.02. 2013 


30 . 01. 2016 


सिमडेगा , प्रखण्ड 
विकास पदाधिकारी, 
नोवामुण्डी, प० 
सिंहभूम । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


___ 431 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 19 जुलाई, 2017 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
17 मई , 2017 


संख्या-4/नि०सं०-12- 17/ 2016 का . 6309-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा ( मूल कोटि ) के 
पदाधिकारी की उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा सम्प्ष्ट की जाती है : 


क्र० पदाधिकारी का नाम / गृह 

जिला/ पदनाम 


सेवा में प्रथम 
योगदान की । 

तिथि 


सेवा सम्पुष्टि 
की तिथि 


4 


5 


श्री महेन्द्र छोटन उराँव 


तृतीय बैच 


12.08. 201030.01. 2016 


गुमला,प्रखण्ड विकास 
पदाधिकारी, गाण्डेय , 
गिरीडीह 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड गजट (साधारण), बुधवार , 19 जुलाई, 2017 


432 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


आदेश 
22 मई , 2017 


संख्या-5/ आरोप-1- 163/ 2014 का . 6411-- निगरानी थाना कांड सं0- 43/ 13, दिनांक 
22 नवम्बर, 2013 के अभियुक्त श्री देवनीश किड़ो, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक- 598 / 03, गृह जिला- गुमला), 
को दिनांक 7 अप्रैल , 2016 को न्यायिक हिरासत में लिए जाने के कारण झारखण्ड सरकारी सेवक 


(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम -9(2)( क) के तहत् विभागीय आदेश सं० 


6748, दिनांक 4 अगस्त , 2016 द्वारा निलंबित किया गया है । 


2. 


उक्त कांड से संबंधित याचिका सं०- B.A. No.-6360 /2016 में माननीय उच्च न्यायालय , 


झारखण्ड द्वारा दिनांक 6 सितम्बर , 2016 को पारित न्यायादेश में श्री किड़ो को बंधपत्र पर मुक्त कर 
दिया गया है, जिसके आलोक में श्री किड़ो दिनांक 8 सितम्बर, 2016 को कारावास से मुक्त हुए | 

3. अतः झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के 
नियम -9(3)(i) के तहत् श्री किड़ो द्वारा बनायी जा रही उपस्थिति की तिथि दिनांक 2 मई, 2017 को 
योगदान की तिथि मानते हुए उक्त तिथि से योगदान स्वीकृत किया जाता है तथा योगदान की तिथि 


दिनांक 2 मई, 2017 के प्रभाव से इन्हें निलंबन से मुक्त किया जाता है । 
___ 4. निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सूर्य प्रकाश , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


433 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 19 जुलाई, 2017 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 
15 मई, 2017 


संख्या -4/नि०सं० - 12- 126 /2015 का० 6191 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा ( मूल कोटि ) के 
पदाधिकारी की उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट की जाती हैः 


क्र . 


बैच 


पदाधिकारी का नाम / 
गृह जिला/ पदनाम 


सेवा में प्रथम 
योगदान की तिथि 


सेवा सम्पुष्टि की 

तिथि 


श्री सुमन्त तिर्की, 


चतुर्थ बैच 


11.02. 2013 


30 .01. 2016 


गढ़वा, अंचल 
अधिकारी, बेरमो, 


बोकारा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 19 जुलाई , 2017 


434 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
3 जुलाई, 2017 


संख्या -वि०स०वि०-27/ 2016- 1421 /वि०स०-- झारखण्ड विधान सभा की अधिसूचना संख्या 
27 /2016-1102, दिनाक 15 मई, 2017 के क्रम में साधान की जानकारी के लिए यह प्रकाशित 
किया जात है कि चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा की षष्ठ ( मानसून) सत्र में दिनाक 28 जुलाई , 2016 को 
पारित प्रस्ताव के आलोक में “ झारखण्ड संपत्ति विनाश एवं क्षति निवारण विधेयक , 2016” पर विचार 
के लिए झारखण्ड विधान सभा के नियम तथा कार्य- संचालन के नियम-72 के अधीन गठित प्रवर 
समिति का कार्यकाल 30 सितम्बर , 2017 तक के लिए विस्तारित किया जाता है | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


435 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 19 जुलाई, 2017 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


अधिसूचना 
7 जुलाई, 2017 


संख्या - / 1 निःस्था .- 1007/ 13 - 3534 -- झारखण्ड निबंधन सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारी 
जिनकी नियुक्ति परीक्ष्यमान अवर निबंधक के रूप में उनके नाम के समक्ष स्तम्भ - 3 में अंकित 
विभागीय अधिसूचना द्वारा की गयी है, की सेवा उनके योगदान की तिथि स्तम्भ- 4 के आलोक में 
स्तम्भ-5 में अंकित अंतिम विभागीय परीक्षा पास करने की तिथि के प्रभाव से सम्पुष्ट की जाती है 


नाम / पदनाम 


नियुक्ति की अधिसूचना । 

संख्या/दिनांक 


योगदान की । सम्पुष्टि की 
तिथि 

तिथि 


4 


1 | श्री प्रफुल कुमार 


अधिसूचना संख्या -1464 


18. 10 . 2010 


15 . 09 . 2016 


दिनांक 05. 10. 2010 


प्रभारी जिला अवर , 


निबंधक , सरायकेला 


खरसावाँ । 


2 


अधिसूचना संख्या -1464 


09. 10 . 2010 


03. 09. 2014 


| श्री रूपेश कुमार सिन्ह , 


दिनांक 05. 10. 2010 


प्रभारी जिला अवर निबंधक , 


गढ़वा 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


जयपा 


राम कुमार सिन्हा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 19 जुलाई, 2017 


436 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग। 


शुद्धि पत्र 
5 जुलाई , 2017 


संख्या-2/ राज. स्था .-11/ 16 -3477/ रा.,-- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची 
की अधिसूचना संख्या -3219/ रा० , दिनांक 23 जून , 2017 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए उक्त 
अधिसूचना में अंकित " श्री आलोक वरण केशरी, अंचल अधिकारी, ईचाक , हजारीबाग ( गृह जिला- खूटी)" 
के स्थान पर " श्री आलोक वरण केशरी, अंचल अधिकारी , जमुआ, गिरिडीह ( गृह जिला- देवघर) " 


पढ़ा जाय । 


2. उक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


3. उक्त अधिसूचना के शेष अंश यथावत् रहेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 19--50 | 


